निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 400 ) 


16 वैशाख 1936 ( श ) 
पटना, मंगलवार, 6 मई 2014 


सं0 3ए-2- वे0पु0-05 / 2014 - 3768 


वित्त विभाग 


संकल्प 


29 अप्रील 2014 


विषयः - बिहार स्वास्थ्य सेवा/बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा के वेतनादि के संशोधन के संबंध में । 

वित्त विभाग, बिहार के संकल्प सं0 1900, दिनांक 25 /02/ 2014 के द्वारा विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित 
उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में वेतन निर्धारण एवं डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोगेशन ( डी0ए0सी0पी0 ) के संबंध में 
दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है । 

2. इस संकल्प की कंडिका 3 (iv ) में यह अंकित है कि - “ राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01 / 01/ 2006 के प्रभाव से 
वेतन पुनरीक्षण नोशनल तौर पर लागू किया गया था । इसके आलोक में राज्य स्वास्थ्य सेवा एवं चिकित्सा शिक्षा सेवा के 
चिकित्सकों को दिनांक 25 /11/ 2008 से अनुमान्य डी0ए0सी0पी0 की प्रभावी तिथि में संशोधन करते हुए दिनांक 01/01/ 2006 
के प्रभाव से इसे वैचारिक ( नोशनल) तौर पर लागू होगा । इसके आधार पर वेतन की गणना करते हुए वास्तविक लाभ इस 
संकल्प के निर्गत होने के माह अर्थात् फरवरी, 2014 से भुगतेय होगा । " 

3 . वित्त विभाग के संकल्प सं0 1900 दिनांक 25 / 02/ 2014 की कंडिका - 3(iv ) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित 
किया जाता है- “बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा के चिकित्सा शिक्षकों को स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना सं0 1217( 17 ) दिनांक 
13/ 10 / 2008 एवं बिहार स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सकों को वित्त विभाग की अधिसूचना सं0 279 , दिनांक 25 / 11/ 2008 द्वारा 
डी०ए०सी०पी० का लाभ अनुमान्य किया गया है । डी०ए०सी०पी० की प्रभावी तिथि में संशोधन करते हुए दिनांक 01 / 01 / 2006 


बिहार गजट ( असाधारण ), 6 मई 2014 
के प्रभाव से इसे वैचारिक तौर पर लागू किया जाता है तथा इस तिथि परिवर्तन के क्रम में गणना की गयी वेतनवृद्धि का 
वास्तविक लाभ फरवरी, 2014 से अनुमान्य होगा । परन्तु बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा के चिकित्सा शिक्षकों को दिनांक 
13/ 10/ 2008 से तथा बिहार स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सकों को दिनांक 25 / 11/ 2008 से स्वीकृत / भुगतेय डी0ए0सी0पी0 का लाभ 
बरकरार रहेगा तथा यह वसूलनीय नहीं होगी । " 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


प्रभात शंकर , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 400- 571+ 1000- डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


